संख्या 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 अग्रहायण , 1944 ( श ० ) 

591 राँची , शुक्रवार , 16 दिसम्बर , 2022 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 

अधिसूचना 
13 अक्टूबर , 2022 


संख्या -4 / विविध - 10-20 / 2015 का ० 6441 - श्री अभिनीत कुमार सुरज , झा ० प्र ० से ० , ( षष्ठम बैच , गृह 
जिला - देवघर ) , परीक्ष्यमान उप समाहर्त्ता , बोकारो को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट -2 , 1974 ) की धारा 20 
के तहत बोकारो जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदान की जाती है । 


संख्या -4 / विविध - 10-20 / 2015 का ० 6442- सुश्री सुषमा सोरेन , झा ० प्र ० से ० , ( षष्ठम बैच , गृह जिला 
गोड्डा ) , परीक्ष्यमान उप समाहर्त्ता , बोकारो को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट -2 , 1974 ) की धारा -20 के 
तहत बोकारो जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदान की जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


---- 


---- 


ब्रह्मदेव मोदी , 
सरकार के उप सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 591 - 50 


